निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 755 ) 


9 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


जल संसाधन विभाग 

- - - 
अधिसूचना 

27 सितम्बर 2013 
सं0 22 / निसि०(मुज0) - 06 - 01 / 2012 / 1184 _ श्री सुरेन्द्र तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण 
विकास विशेष प्रमण्डल, सीतामढ़ी के विरूद्व सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में ग्रामीण विकास विभाग की 
योजनाओं के कार्यान्वयन में पायी गयी अनियमितता की जाच मंत्रिमंडल (निगरानी ) विभाग के तकनीकी परीक्षक 
कोषांग द्वारा की गयी । जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने प्रपत्र " क " का गठन कर ग्रामीण विकास 
विभाग को उपलब्ध कराया गया । 

उक्त प्रपत्र " क " के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री तिवारी 
से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार एवं विभाग के स्तर पर की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री सुरेन्द्र तिवारी, 
तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल , रून्नीसैदपुर ( सीतामढ़ी ) के विरूद्व मिट्टी कार्य की मापी 
Sectional Measurement के अनुसार न कर खंते की मापी लेकर करते हुए निगरानी विभाग के पत्रांक 462 
दिनांक 30 .3.82 के उल्लंघन के आरोप को प्रमाणित माना गया है । 

श्री तिवारी के विरूद्व मिट्टी कार्य की मापी में प्रक्रियात्मक त्रुटि का आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप 
निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है: 

1. " तीन ( 3 ) वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक | 
उक्त दण्ड श्री सुरेन्द्र तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 755 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


